सत्यमेव जयते 


झारखण्ड 

गजट 
असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


2 पौष , 1941 ( श ० ) 


संख्या- 1066 राँची, सोमवार , 


23 दिसम्बर, 2019 ( ई ०) 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 

( शुद्धि पत्र ) 
11 दिसम्बर , 2019 


संख्या-15/ सा अव०-03-03/ 2019 का .- 9977-- कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, 
झारखण्ड, राँची द्वारा वर्ष 2020 में झारखण्ड सरकारी कार्यालयों, उपक्रमों तथा बैंकों में घोषित सार्वजनिक एवं 
अन्य अवकाश से संबंधित अधिसूचना संख्या -8737 दिनांक-30.10.2019 के अनुसूची-2 में आंशिक संशोधन 
करते हुए 

क्रमांक -4 में अंकित संत रविदास जयंती ( 09 फरवरी) रविवारीय अवकाश में पड़ने के कारण घोषित 
अवकाश की तालिका से विलोपित कर टिप्पणी अंश में संत रविदास जयंती के अन्तःस्थापन के साथ क्रमांक -6 
में अंकित गणेश चतुर्थी की तिथि/ दिन-“08 जून ( ज्येष्ठ-18) सोमवार के स्थान पर “ 22 अगस्त ( श्रावण-31) 
शनिवार " प्रतिस्थापित किया जाता है । 
2. उक्त अधिसूचना इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे तथा शेष अंश यथावत रहेंगे। 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


एच ० के ० सुधाँशु, 
सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 1066 50 


